रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , फरवरी 2 , 2018 / माघ 13 , 1939 
NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018/ MAGHA 13, 1939 


सं . 65 ] 
No. 65 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 02 फरवरी , 2018 

सं . 14/2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का .नि . 142( अ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा ( 2क ) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वित्त (संख्या 2 ) अधिनियम , 1998 (1998 का 21 ) की धारा 111 के साथ पठित , 

सरकार , इस बात पर विचार करते हुए कि भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
7/ 2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा . का . नि . 133( अ ) के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण 
के भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है, और इसीलिए, एतदद्वारा 
उक्त अधिसूचना में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 

" स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात उन वस्तुओं पर लागू नहीं होंगी जिनका विनिर्माण 
01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले किया गया हो और उनको 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद “क्लीयर ” किया 
गया हो । ” 

[ फा. सं. 334/ 04/2018-टीआरयू ] 

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 07/ 2018 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 02 फरवरी , 2018 को सा . का . नि . 133( अ), दिनांक 

02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया है । 


667 GI/ 2018 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i) ] 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 2nd February , 2018 

No. 14 /2018 -Central Excise 
G . S . R . 142 ( E ). - In exercise of the power conferred by sub - section (2A ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), read with section 111 of the Finance ( No . 2 ), Act, 1998 ( 21 of 1998 ), the 
Central Government considers it necessary for the purpose of clarifying the applicability of the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No. 7 /2018 -Central Excise , 
dated the 2nd February , 2018 , published in Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i), 
vide number G . S. R . 133 (E ), dated the 2nd February , 2018 , and therefore, hereby makes the following 
amendments in the said notification , namely : 

In the said notification , the following Explanation shall be inserted , namely: - 

" Explanation . - Nothing contained in this notification shall apply to the goods manufactured on or 
before the 1st February, 2018 and cleared on or after the 2nd February, 2018 .” . 

[ F. No . 334/ 04/ 2018-TRU] 

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 07/2018 - Central Excise , dated the 02nd February, 2018 was published in 

the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide , number G .S .R . 133 ( E ), 
dated the 02nd February, 2018 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2018 
सं . 15 / 2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का . नि . 143( अ ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा ( 2क ) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , वित्त अधिनियम , 1999 ( 1999 का 27 ) की धारा 133 के साथ पठित , केन्द्र 
सरकार , इस बात पर विचार करते हुए कि भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 8/ 2018 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा . का .नि . 134 ( अ ) के तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के 
भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , की प्रयोज्यता को स्पष्ट करना जरूरी है , और इसीलिए, एतदद्वारा 
उक्त अधिसूचना में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : - 


उक्त अधिसूचना में , निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत :स्थापित किया जाएगा , यथा : 


“स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात उन वस्तुओं पर लागू नहीं होंगी जिनका विनिर्माण 
01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले किया गया हो और उनको 02 फरवरी, 2018 को या उसके बाद “ क्लीयर " किया 
गया हो ।” 


[ फा . सं . 334 /04/ 2018 -टीआरयू ] 


गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव 


नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 08/ 2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 02 फरवरी, 2018 को सा . का . नि . 134 ( अ ), दिनांक 

02 फरवरी , 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd February , 2018 


No. 15 /2018 -Central Excise 


G . S . R . 143( E ). — In exercise of the power conferred by sub -section (2A ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), read with section 133 of the Finance Act, 1999 ( 27 of 1999 ), the Central 
Government considers it necessary for the purpose of clarifying the applicability of the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 8 / 2018 -Central Excise , dated 
the 2nd February , 2018 , published in Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide 
number G .S.R . 134 (E ), dated the 2nd February, 2018 , and therefore , hereby makes the following amendments 
in the said notification , namely: 


In the said notification , the following Explanation shall be inserted , namely : - 


“ Explanation . - Nothing contained in this notification shall apply to the goods manufactured on or 
before the 1st February , 2018 and cleared on or after the 2nd February , 2018 .” . 


[ F. No . 334 / 04 / 2018 - TRU ] 


GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy . 


Note : The principal notification No. 08 /2018 -Central Excise , dated the 02nd February , 2018 was published in 

the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide , number G .S .R . 134 (E ), 
dated the 02nd February , 2018 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 02 फरवरी, 2018 

सं . 16/ 2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का . नि . 144( अ ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा ( 2क ) के 
तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार , इस बात पर विचार करते हुए कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय 

धेसूचना संख्या 11/ 2017- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सा . का . नि . 793( अ ), दिनांक 30 जून , 2017 के 
तहत भारत के राजपत्र के असाधारण के भाग II , खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , की प्रयोज्यता को स्पष्ट 
करना जरूरी है, और इसीलिए, एतदद्वारा उक्त अधिसूचना में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा : 

" स्पष्टीकरण - क्रम संख्या 2, 3, 4 , 5 और 6 में अधिसूचना संख्या 9/ 2018 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 
02 फरवरी, 2018, जिसे सा . का . नि . 135( अ ), दिनांक 02 फरवरी , 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , 
खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था , के द्वारा किए गए संशोधन उन वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे जिनका विनिर्माण 
01 फरवरी, 2018 को या उसके पहले किया गया हो और उनको 02 फरवरी , 2018 को या उसके बाद “ क्लीयर" किया गया 
हो । ” 

[ फा . सं. 334/ 04/2018-टीआरयू ] 

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव 
नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/ 2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को सा . का .नि . 793 ( अ) दिनांक 30 जून , 2017 के तहत 

भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II , खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार 
अधिसूचना संख्या 09/ 2018- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिनांक 02 फरवरी, 2018 जिसे सा . का . नि . 135 ( अ ), दिनांक 
02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र , असाधारण , के भाग II, खंड 3 , उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया 
था , के द्वारा संशोधन किया गया है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2018 

No. 16 /2018 -Central Excise 
G . S . R . 144 ( E ). - In exercise of the power conferred by sub -section (2A ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944), the Central Government considers it necessary for the purpose of clarifying the 
applicability of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 11 /2017 -Central Excise , dated the 30th June, 2017 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i), vide number G .S .R 793 (E ), dated the 30th June , 2017 , and 
therefore, hereby makes the following further amendments in the said notification , namely: 

In the said notification , after the table, the following Explanation shall be inserted , namely: - 

“ Explanation . - The amendments made, in Si Nos. 2 , 3 , 4 , 5 and 6 , vide notification No . 9 /2018 
Central Excise , dated the 2nd February , 2018 , published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , and Section 
3, Sub - section (i), vide number G .S .R . 135 (E ), dated the 2nd February , 2018 , shall not apply to the goods 
manufactured on or before the 1st February , 2018 and cleared on or after the 2nd February , 2018 ." 

[ F . No. 334 /04/2018 - TRU ] 

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy . 
Note : The principal notification No. 11 /2017 -Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the 

Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), vide , number G .S .R . 793( E ), dated 
the 30th June, 2017 and last amended by notification No.09 / 2018 -Central Excise dated 02nd February , 
2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide, number 
G . S .R . 135 ( E ), dated the 02nd February , 2018 . 


RAKESH SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date : 2018 .02.02 10 :51:46 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


